.. 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


AA 


REGD. NO. D. L.- 33004 / 99 


.. 


. 


Mil 
. 
५ 


4U 


..... 


. 


. . . . 


. 


. . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 24 , 2012 / भाद्र 2 , 1934 
___ NEW DELHI , FRIDAY, AUGUST 24, 2012/ BHADRA 2 , 1934 


.. 


--- 


सं . . 423 ] 


No. 4231 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-".- 


" 


-. 


- 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012 
सा . का .नि . 649( अ ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय , 
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ( अभिलेख, प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग ) निरीक्षक पद भर्ती नियम , 1994 , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , गृह मंत्रालय , राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, अपराध रिकार्ड , 
प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग में निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो , अपराध अभिलेख , 
प्रशासन एवं प्रशिक्षण प्रभाग, निरीक्षक ( समूह ख पद ) भर्ती नियम, 2012 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान . - पद - संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड 
और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं आदि. — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5 ) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हता. — वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . --- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति , — इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, 
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
3198 G1 / 2012 


पदकानाम|पदकीसंख्या 


वर्गीकरण 


अनुसूची |वेतनबैंडऔरचयनअथवासीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिए ग्रेडवेतनयाअचयनपदआयुसीमा वेतनमान 


( 
6 
) 


निरीक्षक 


चयन 


|तीसवर्षसेअधिकनहीं। 


(2) 

(3) 6(2012) 
साधारणवेतनबैंड-2 कार्यभारकेकेन्द्रीयसेवा,9300-34800रु. आधारपरसमूह ख तथाग्रेडवेतन परिवर्तनअराजपत्रित,4200रु. कियासकताअननुसचिवीय 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART Il - SEC . 3(i)] 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


( 
10 
) 


मान्यता 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेसीधेभर्तीकिएजाने-परिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धतिःप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वारा|यदिविभागीयभर्तीकरनेमें व्यक्तियोंकेलिएअपेक्षितवालेव्यक्तियोंके|अवधि,यदि|भर्तीसीधेहोगीयाभर्तीकीदशामेंवेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नतियाप्रोनतिसमितिकिन शैक्षिकऔरअन्य लिएविहितआयुकोईहोप्रोन्नतिद्वारायाप्रतिनियुक्तियाआमेलनकियाजाएगा हैतोउसकीपरिस्थितियों औरशैक्षिकअर्हताएँ प्रतिनियुक्तिया 

संरचना 

मेंसंघलोक प्रोनतव्यक्तियोंकी आमेलनद्वारातथा 

सेवाआयोग दशामेंलागूहोंगीया विभिन्नपद्धतियों 

सेपरामर्श नहींद्वाराभरेजानेवाले 

कियाजाएगा रिक्तियोंकी प्रतिशतता 

(12)(13) प्राप्तनहींसीधीभर्ती(i)33.3प्रतिशतप्रोन्नति 

(1)प्रोन्नतिऔरकिसी विश्वविद्यालयसेकिसीभी 

वालेव्यक्तिप्रोनतिद्वाराराष्ट्रीयअपराधअभिलेखब्यूरोकेअपराधपुष्टिकेसंबंधअधिकारीकी शाखामेंबेचलरकीडिग्री 

तथाप्रोन्नत(ii)66.7प्रतिशतअभिलेख,प्रशासनएवंप्रशिक्षणप्रभागमेंऐसे 
| 
में 
विचार 
करने 
प्रतिनियुक्ति व्यक्तियोंकेप्रतिनियुक्तिद्वाराउपनिरीक्षक(साधारण)जिन्होंनेपेबैण्ड-1,केलिएसमूहपरनियुक्ति 
लिये 
दो 
वर्ष 
जिसके 
न 
हो 
सकने 
| 
5200 
- 
20200 
/ 
- 
रू 
. 
तथा 
ग्रेड 
वेतन 
2400 
/ 
- 

ख 

विभागीय 
करते 
समय 

परसीधीभर्तीके|रू.कीश्रेणीमेंदसवर्षनियमितसेवाकीहै।प्रोन्नतिसमितिः।संघलोक द्वारा 

सेवाआयोग टिप्पण.1:जहाँऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंके(i)संयुक्तसेपरामर्श 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 
अपनी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
निदेशक 
, 
करना 
। सेवापूरीकरलीहै,प्रोनतिकेलिएविचार |राष्ट्रीयअपराधआवश्यकहै। कियाजारहाहोवहाँउनसेज्येष्ठव्यक्तियों अभिलेखब्यूरो केसंबंधमेंभीविचारकियाजाएगापरंतुयह| 

|-अध्यक्ष तबजबउनकेद्वाराकीगईऐसीअर्हकया(ii)उपनिदेशक, पात्रतासेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाराष्ट्रीयअपराध केआधेसेअधिकसेयादोवर्षसे,इनमेंसेअभिलेखब्यूरो 
जो 
भी 
कम 
हो 
, 
कम 
न 
हो 
और 
उन्होंने 
अपने 
सदस्य ऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंसहित,जिन्होंनेऐसी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


.. 


| 


(9) 


( 
10 
) 


(12) 


(13) 


॥ 


(11) अर्हकयापात्रतासेवापहलेहीपूरीकरली(ii)उपसचिव, है,अगलीउच्चतरश्रेणीमेंप्रोनतिकेलिएगृहमंत्रालय-| अपनीपरिवीक्षाकीअवधिसफलतापूर्वकसदस्य पूरीकरलीहों। 


. 


पाहा 


टिप्पण2:प्रोन्नतिकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवा कीसंगणनाकरनेकेप्रयोजनकेलिएकिसी अधिकारीद्वारा1जनवरी2006सेपहलेया उसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतन आयोगकीसिफारिशोंपरआधारित पुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकिया गयाहै,नियमितआधारपरकीगईसेवाको आयोगकीसिफारिशोंपरआधारित विस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनवेतनमानमें कीगईसेवासमझीजाएगी। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


प्रतिनियुक्तिः 


-------- 


केन्द्रीयसरकारयाराज्यसरकारोंयासंघ राज्यक्षेत्रोंजिसमेंकेन्द्रीयपुलिससंगठनया राज्यपुलिससंगठनभीशामिलहैंकेऐसे अधिकारी: (क)(i)जोमूलकैडरयाविभागमेंनियमित आधारपरसदृशपदधारणकिएहुएहैं;या 


(ii)जिन्होंनेवेतनबैंड-1,5200-20200/-रु. तथाग्रेडवेतन2800/-रु.मेंनियुक्तिके पश्चात्छःवर्षकीनियमितसेवाकीहै; 


[ PART ! SEC. 3(i)]. 


(10) 


( 
12 
) 


( 
13 
) 
. 
| 


। 
और 
( 
ख 
) 
निम्नलिखित 
शैक्षणिक 
योग्यताएं 
एवं 
अनुभव 
रखते 
हों 
: 


ริเรซ 91 19 - 8 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


( 
i 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विश्वविद्यालय 
से 
बेचलर 
की 
डिग्री 
. 


( 
ii 
) 
अपराध 
अभिलेख 
, 
प्रबन्धन 
जिसमें 
प्रशासन 
का 
अनुभव 
भी 
शामिल 
हैं 
, 
उसमें 
दो 
वर्षों 
का 
अनुभव 
रखता 
हो 
। 


टिप्पण 
1 
: 
पोषक 
प्रवर्ग 
के 
ऐसे 
विभागीय 
अधिकारी 
, 
जो 
प्रोनति 
की 
सीधी 
पंक्ति 
में 
हैं 
, 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
के 
लिए 
विचार 
किए 
जाने 
के 
पात्र 
नहीं 
होंगे 
। 
इसी 
प्रकार 
प्रतिनियुक्ति 
व्यक्ति 
प्रोन्नति 
द्वारा 
नियुक्ति 
के 
लिए 
विचार 
किए 
जाने 
के 
पात्र 
नहीं 
होंगे 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण 
2 
: 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
केन्द्रीय 
सरकार 
के 
उसी 
या 
किसी 
अन्य 
संगठन 
या 
विभाग 
में 
इस 
नियुक्ति 
से 
ठीक 
पहले 
धारित 
किसी 
अन्य 
काडर 
बाह्य 
पद 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
है 
साधारणतया 
तीन 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 
प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 
नियुक्ति 
के 
लिए 
अधिकतम 
आयु 
- 
सीमा 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
की 
अंतिम 
तारीख 
को 
56 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 


टिप्पण 
3 
: 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
के 


प्रयोजन 
के 
लिए 
, 
एक 
जनवरी 
, 
2006 
या 
वह|(iii)उपसचिव, तारीखजिसकोछठेकेन्द्रीयवेतनआयोग गृहमंत्रालय- कीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितसदस्य वेतनसंरचनाविस्तारितकीगईहै,सेपूर्व किसीअधिकारीद्वारानियमितआधारपर कीगईसेवाआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतन वेतनमानमेंकीगईसमझीजाएगीसिवाय इसकेजहाँएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षित वेतनमानकोएकग्रेडवेतनमें,समानग्रेड वेतनावेतनमानकेसाथविलयकियागयाहो 

औरजहाँयहफायदाकेवलउनपदोंको विस्तारितकियागयाहोजिसकेलिएवहग्रेड वेतनवेतनमानबिनाकिसीउन्नयनके सामान्यप्रतिस्थापनग्रेडहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सीधीभर्ती 


मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेकिसीभी शाखामेंबेचलरकीडिग्री 


[फा.सं.35/1/2009-प्रशा.!(ए)/एनसीआरबी] .एस.सुरेशकुमार,संयुक्तसचिव(सी.एस.) 


[ PART II _ SEC. 3( )] 


[ 7 ] Il - QUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


: NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th August, 2012 


GS.R. 649(E ).--- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, 
National Crime Records Bureau (Records Division and Administration and 
Training Division ) Inspectors posts Recruitment Rules 1994 , except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the 
President is hereby pleased to make the following rules regulating the method 
of recruitment to the post of Inspector in the National Crime Records Bureau 
(Ministry of Home Affairs) Crime Records, Administration and Training 
Division , namely : 


1 . Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the 
National Crime Records Bureau , Crime Records, Administration and 
Training Division , Inspector (Group B Post ) Recruitment Rules , 2012 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 
Official Gazette . 


2 . Number of post, classification and pay band and grade pay or pay 
scale. - The number of post, its classification and the pay band and grade pay 
or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the 
Schedule annexed to these rules. 


3 . 


Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of 
recruitment, age limit , qualifications and other matters relating to the said 
post shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule. 


4 . 


Disqualifications. - No person , - 


who has entered into or contracted a marriage with a person having a 
spouse living ; or 


(b ) 


who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage 
with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : : 


.1!. 


.. 


. 


ProvidedthattheCentralGovernmentmay,ifsatisfiedthatsuch marriageispermissibleunderthepersonallawapplicabletosuchpersonand theotherpartytothemarriageandthatthereareothergroundsforsodoing, exemptanypersonfromtheoperationofthisrule. 


5.Powertorelax.-WheretheCentralGovernmentisoftheopinionthat itisnecessaryorexpedientsotodo,itmay,byorderandforreasonstobe recordedinwritingandinconsultationwithUnionPublicService Commission,relaxanyoftheprovisionsoftheseruleswithrespecttoanyclass orcategoryofpersons. 


7.Saving.-Nothingintheserulesshallaffectreservation,relaxationof agelimitandotherconcessionsrequiredtobeprovidedfortheScheduled Castes,theScheduledTribes,OtherBackwardClasses,ex-Servicemenand otherspecialcategoriesofpersonsinaccordancewiththeordersissuedbythe CentralGovernmentfromtimetotimeinthisregard. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


SCHEDULE 


Nameofpost 


Number post 


of 


Classification 


3 


PayBandandGradeWhetherselectionpostAgelimitfordirect PayorPayScale ornon-selectionpost 

recruits 

5. PayBand2Rs.9300Selection 

Notexceeding30years 34800/-plus 1GradePayofRs.4200/ 


A4W 


Inspector 


06*(2012) 


2001 


GeneralCentral ServiceGroup 1 B Non-Gazetted Non-Ministerial 


*Subjectto variation dependenton workload. 


[PART IISec . 3 (1) ] 


1885 


.0 


..... 


.. 


B198 6012 -3 


[ 477 [1 CUS 3 (1) ] 


. .. . .. 


13 


EducationalandWhether|PeriodMethodofIncaseofrecruitmentbypromotionIfaDepartmentalCircumstanc otherqualifications ageandofrecruitmentordeputationorabsorption,gradesPromotion 

esinwhich requiredfordirecteducatioprobatio|whetherbyfromwhichpromotionorCommitteeexists,theUnion recruits 

naln,ifanydirect 

deputationorabsorptiontobemadewhatisitsPublic qualificatrecruitment 

composition 

Service ionsorby 

Commission prescribepromotionor 

istobe l,dforby 

consultedin directdeputation/ 

making recruitsabsorption 

recruitment 
will 

and applyin 

percentageof caseof 

vacanciesto promotes 

befilledby various methods 1011 

.12 Bachelor sdegree 

INo. 

Two33.3%by 

Promotion: in 

|Consultation anydiscipline 

Group B yearspromotion,Sub-Inspector(General)inthePay 

withUnion fromrecognised 

forBand1ofRs.5200-20200/-with 

|Departmental 

Public university.direct|66.7%byGradePayofRs.2400/-intheCrime 

Promotion recruits 

Service 

Committee(for deputationRecords,Administrationand 

Commission andfailingwhich 

considering TrainingDivisionofNationalCrime 

necessary(1) promotebydirectRecordsBureauwithtenyears 

promotionand 

while es.recruitment 

confirmation) regularserviceinthegrade. 

appointing consistingof: 

anofficeron Note1:-Wherejuniorswhohave 

promotion: 

deputation. completedtheirqualifyingor eligibilityservicearebeing 

1.JointDirector, consideredforpromotion,their 

NationalCrime seniorswouldalsobeconsideredRecordsBureau- providedtheyarenotshortoftheChairman requisitequalifyingoreligibility12.Dy.Director, serviceoftwoyears,whicheveris1NationalCrime less,andhavesuccessfullycompletedRecordsBureau- theirprobationperiodfor 

Member appointmenttothenexthigher 

higher3.DeputySecretary, gradealongwiththeirjuniorswhoMinistryofHome havealreadycompletedsuch|Affairs-Member. qualifyingoreligibilityservice. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ove : a 


... 


Note2:Forthepurposeof computingminimumqualifying serviceforpromotion.Theservice renderedonaregularbasisbyan officerpriorto1.1.2006.Thedate fromwhichtherevisednaystructure 


..... 


- 


. 


basedonthe-6thCentralPay Commissionrecommendationshas beenextended,shallbedeemedtobe servicerenderedinthe correspondinggradepaylpayscale extendedbasedon recommendationsofthepay commission. 


the 


Deputation: 


OfficersundertheCentralorState GovernmentsorUnionTerritories includingCentralPolice OrganisationsorStatePolice Organisations 


|a)(i)holdinganalogouspostson regularbasisintheparentcadreor department;or 


(ii)withsixyearsserviceinthe graderenderedafterappointment theretoonregularbasisinpostsin thePayBand1ofRs.5200-20200/ withGradepayofRs.2800/-or. equivalent;and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(b)possessingthefollowing educationalqualificationsand experience: 


(1)BachelorsDegreefrom RecognisedUniversity; 


a 


(ii)Possessingtwoyears experience inCrimeRecordmanagement includingexperience administration, 


[Part ( 


Note1:Thedepartmentalofficersin thefeedercategorywhoareinthe directlineofpromotionshallnotbe eligibleforconsiderationfor appointmentbydeputation. Similarly,deputationistsshallnotbe 

eligibleforconsiderationfor |appointmentbypromotion, 


Sec. 3(1)] 


PUU 


Note2:period ofdeputation 
includingperiodofdeputationin 
another ex-cadrepostheld 
immediately preceedingthis 
appointmentinthesameorsome 
otherorganisationsordepartmentof 
the 
Central 
Govt 
. 
shall 
ordinarily 
notexceedthreeyears. The 
maximumagelimitforappointment 
bydeputation/absorptionshallnot 
be 
exceeding 
56 
years as 
on 
the 
closing dateofreceipt of applications. 


[ VM II - GUS 3 (1) ] 


Note3 
: 
-For 
the 
purpose 
of 
appointmentondeputationbasis,the 
servicerenderedonaregularbasis 
byanofficerpriortothe1stJanuary 
2006 (thedatefrom whichthe 
revisedpaystructurebasedonthe 
SixthCentralPayCommission 
recommendationhasbeenextended) 
shall bedeemedtobeservice 
renderedinthecorrespondinggrade 

payorpayscaleextendedbasedon 
|therecommendationsofthe 

Commissionexceptwheretherehas 
beenmergerofmorethanonepre 
|revisedscaleofpayintoonegrade 
withacommongradepayorpay 
scale 
,and 
where 
this 
benefit 
will 
extendonlyforthepost(s)forwhich 
thatgradepayorpayscaleisthe 
normalreplacementgradewithout 
any 
upgradation 
, 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Direct 
Recruitment 
: 


Bachelor 

s 
Degree 
in 
any 
discipline 
fromanyrecognisedUniversity 


[ 
F 
. 
No 
. 
35 
/ 
1 
/ 
2009 
- 
Ad 
. 
I 
( 
A 
) 
/ 
NCRB 
) 
] 
S 
. 
SURESH 
KUMAR 
, 
Jt 
. 
Secy 
. 
( 
CS 
) 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


